रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


- 


सं . 17 ] 
No. 17 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 05052022-235556 


CG - DL - E - 05052022-235556 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप - खण्ड ( iii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( iii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मई 5 , 2022 / वैशाख 15 , 1944 

NEW DELHI , THURSDAY , MAY 5 , 2022 / VAISAKHA 15 , 1944 


परिसीमन आयोग 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 5 मई , 2022 


आ.अ. 17 ( अ ) . – परिसीमन अधिनियम , 2002 ( 2002 ) की धारा 10 की उप - धारा ( 1 ) और जम्मू - कश्मीर 
पुनर्गठन अधिनियम , 2019 के भाग- V के अनुसरण में , जम्मू - कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन 
क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में परिसीमन अधिनियम , 2002 की धारा 4 की उप - धारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 9 की 
उप - धारा ( 2 ) और जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम , 2019 के भाग- V के अंतर्गत परिसीमन आयोग द्वारा किया गया 
निम्नलिखित आदेश एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


आदेश सं . 2 

यतः , परिसीमन ( संशोधन ) अधिनियम , 2003 ( 2004 का 3 ) द्वारा यथा - संशोधित परिसीमन अधिनियम , 2002 
( 2002 का 33 ) की धारा 8 और 4 और जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम , 2019 के भाग- V के अनुसरण में , परिसीमन 
आयोग ने 14 मार्च , 2022 को भारत के राजपत्र और जम्मू - कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के राजपत्र के असाधारण अंक में 
प्रकाशित अपने आदेश सं . 1 दिनांक 14 मार्च , 2022 के द्वारा यह निर्धारित किया है - ( i ) जम्मू - कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को 
लोक सभा में आवंटित की जाने वाली सीटों की कुल संख्या पांच ( 5 ) होगी , जिसमें से शून्य ( O ) सीट अनुसूचित जातियों के 
लिए आरक्षित होगी और शून्य ( 0 ) सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगी , और ( ii ) संघ राज्य क्षेत्र की विधान 
सभा को आवंटित की जाने वाली सीटों की कुल संख्या नब्बे ( 90 ) होगी , जिनमें से सात ( 7 ) सीटें अनुसूचित जातियों के लिए 
और नौ ( 9 ) सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी ; और 

3062 GI / 2022 

( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

यतः , परिसीमन अधिनियम , 2002 की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 5 की उप - धारा ( 1 ) और 
जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम , 2019 के भाग- V के अनुसरण में , परिसीमन आयोग ने संघ राज्य - क्षेत्र के संसदीय और 
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की कार्यवाहियों के लिए संघ राज्य - क्षेत्र के सह सदस्यों को अपने साथ संबद्ध किया 
है ; और 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


यतः , परिसीमन अधिनियम , 2002 की धारा 9 की उप - धारा ( 2 ) और जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम , 2019 
के भाग- V के अनुसरण में , परिसीमन आयोग ने 2011 की जनगणना में प्रकाशित संगत आंकड़ों के आधार पर संघ राज्य 
क्षेत्र में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपने प्रारूप प्रस्तावों को भारत के राजपत्र और जम्मू - कश्मीर 
संघ राज्य क्षेत्र के राजपत्र के असाधारण अंकों में 14 मार्च , 2022 को प्रकाशित किया ताकि पूर्वोक्त प्रस्तावों के संबंध में 21 
मार्च , 2022 तक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें ; और 


यतः , परिसीमन अधिनियम , 2002 की धारा 9 की उप - धारा ( 2 ) और जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम , 2019 
के भाग- V के अनुसरण में , आयोग के ऊपर उल्लिखित आदेश सं . 1 और आयोग के ऊपर संदर्भित प्रारूप प्रस्ताव 14 मार्च , 
2022 को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे और उन्हें रेडियो एवं टेलीविजन तथा जन संचार के अन्य 
साधनों के माध्यम से आगे और प्रचारित - प्रसारित किया गया था ; और 


यतः , परिसीमन अधिनियम , 2002 की धारा ( 9 ) की उक्त उप - धारा ( 2 ) और जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम , 
2019 के भाग- V के अनुसरण में , आयोग ने 25 मार्च , 2022 को एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की जिसमें सभी 
आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के लिए इसकी सार्वजनिक बैठकों के स्थानों और तिथियों को निर्दिष्ट किया गया 
था ; और 


यतः , परिसीमन अधिनियम , 2002 की धारा 9 की उक्त उप - धारा ( 2 ) और जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम , 
2019 के भाग- V के अनुसरण में , आयोग ने 4 अप्रैल , 2022 को जम्मू में और 5 अप्रैल , 2022 को श्रीनगर में सार्वजनिक 
बैठकों का आयोजन किया और जनता के सदस्यों को सुना और उन्हें आयोग को पहले से भेजे गए लिखित अभ्यावेदनों , यदि 
कोई हों , के अलावा मौखिक और लिखित निवेदन प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया ; और 


यतः , आयोग ने संविधान और उक्त अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में अपने उक्त प्रस्तावों के संबंध 
में पूर्वोक्त सार्वजनिक बैठकों में की गई और / या इसके द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया है ; 


अब , इसलिए यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम , 2002 की धारा 4 की उप - धारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 9 
की उप - धारा ( 2 ) के खंड ( घ ) और जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम , 2019 के भाग- V के अनुसरण में , परिसीमन आयोग 
एतद्वारा निम्नानुसार निर्धारित करता है : 

1 . 


2 . 


3 . 


नब्बे राज्य - क्षेत्रीय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जिनमें संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ 
जम्मू - कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को विभाजित किया जाएगा , और ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार तालिका - क 
में दर्शाए अनुसार होगा ; [ जैसा कि जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम , 2019 ( 2019 का 34 ) की धारा 14 ( 4 ) में 
परिकल्पित है , परिसीमन के प्रयोजनार्थ 24 सीटों को नहीं लिया गया है । 


- 


- 


के 

वे राज्य - क्षेत्रीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिनमें लोकसभा के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ जम्मू - कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र 
को विभाजित किया जाएगा , और ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार तालिका - ख में दर्शाए अनुसार होगा ; 


जहां तालिका - क अथवा तालिका - ख में यथा - दर्शित निर्वाचन क्षेत्र के नाम कोष्ठकों और अक्षरों ( अ.जा. ) द्वारा 
सुभिन्न किए गए हैं , वहां उस निर्वाचन क्षेत्र में वह सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है । 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

जहां तालिका - क अथवा तालिका - ख में यथा - दर्शित निर्वाचन क्षेत्र के नाम कोष्ठकों और अक्षरों ( अ.ज.जा. ) द्वारा 
सुभिन्न किए गए हैं , वहां उस निर्वाचन क्षेत्र में वह सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है । 


4 . 


1 


2 


3 


4 


LO 


6 


7 

8 


( 
) 


क्र . सं . 


9 

10 


11 


12 


13 


14 


15 


विधान सभा निर्वाचन 

क्षेत्र का नाम 


करनाह 


बेहगम 


कुपवाड़ा 

लोलाब 

हंदवाड़ा 


लंगेट 


सोपोर 

रफियाबाद 

उरी 

बारामूला 


गुलमर्ग 

वागूरा – क्रीरी 


पट्टन 


सोनावारी 


बांदीपोरा 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


तालिका - क 

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और उनका प्रस्तावित विस्तार 

विस्तार 


3 


1- जिला : कुपवाड़ा 

करनाह तहसील और करालपुरा तहसील ( भाग ) - गुंदजोनरेशी , पंजगाम और शूलूरा पटवार 
सर्किल । 


त्रेहगम और केरन तहसील , करालपुरा तहसील ( भाग ) - करालपुरा तहसील गुंदजोनरेशी , 
पंजगाम और शूलूरा पटवार सर्किलों को छोड़कर तथा कुपवाड़ा तहसील ( भाग ) - गुशी , देदकुट 
और नगरी मालपोरा पटवार सर्किल । 


कुपवाड़ा तहसील ( भाग ) कुपवाड़ा तहसील गुशी , देदकुट तथा नगरी मालपोरा पटवार 
सर्किलों को छोड़कर और द्रगमुल्ला तहसील ( भाग ) बुमहामा पटवार सर्किल । 
सोगाम ( लोलाब ) , लालपोरा और माचिल तहसील 


- 

विलगाम , जचालदारा और तरतपोरा ( रामहल ) तहसील और दृगमुल्ला तहसील ( भाग ) 
दृगमुल्ला तहसील बुमहामा पटवार सर्किल को छोड़कर और हंदवाड़ा तहसील ( भाग ) 
बकइयाकैर , हंदवाड़ा , शोधापोरा , बाडीपोरा , सिराजपुरा , बड़कोट माचीपारा और जगेरपोरा 
पटवार सर्किल । 


काज़ियाबाद ( क्रालगुंड ) , लंगेट और कलामाबाद तहसील और हंदवाड़ा तहसील ( भाग ) - 
हंदवाड़ा तहसील बकइयाकैर , हंदबाड़ा , शोधापोरा , वाडीपोरा , सिराजपोरा , बड़कोट माधीपुरा 
और जगेरपुरा पटवार सर्किलों को छोड़कर 


2- जिला : बारामूला 

सोपोर और डंगरपोरा तहसील खोई तहसील ( भाग ) तरजु पटवार सर्किल । 


जैनगीर , वातेरगाम , रफियाबाद ( रोहामा ) और डांगीबाचा तहसील 

उरी और बोनियार तहसील और नरवाव तहसील ( भाग ) किचामा पटवार सर्किल । 

बारामुला तहसील नरवाव तहसील ( भाग ) नरवाव तहसील किचामा पटवार सर्किल को 
छोड़कर वागूरा तहसील ( भाग ) - वागूरा तहसील बागूरा पटवार सर्किल और फॉरेस्ट ब्लॉक को 
छोड़कर 


क्वारहामा और कुंजर तहसील और तंगमर्ग तहसील ( भाग ) तंगमर्ग तहसील हाजीबल और 
खैपुरा पटवार सर्किलों को छोड़कर 


क्रीरी तहसील , वागूरा तहसील ( भाग ) वागूरा पटवार सर्किल और फॉरेस्ट ब्लॉक , खोई तहसील 
( भाग ) खोई तहसील तरजु पटवार सर्किल को छोड़कर , तंगमर्ग तहसील ( भाग ) हाजीबल और 
खैपुरा पटवार सर्किल और पट्टन तहसील ( भाग ) वानीगाम पाईन , वानीगाम वाला , तिलगम , 
तप्पेर वारीपुरा और हमरे पटवार सर्किल । 

सिंगपोरा तहसील और पट्टन तहसील ( भाग ) पट्टन तहसील , वानीगाम पाईन वानीगाम 
बाला , तिलगम , तप्पेर वारीपोरा और हमरे पटवार सर्किलों को छोड़कर । 


Ske 


3- जिला : बांदीपोरा 

सोनावारी तहसील , सुंबल नगरपालिका , अजस तहसील , और हाजिन तहसील ( भाग ) हाजिन 
तहसील , शाहगुंड , नैडखई पटवार सर्किलों को छोड़कर हाजिन नगरपालिका और बांदीपोरा 
तहसील ( भाग ) गरूड़ा और नादीहल पटवार सर्किल । 

अलुसा तहसील और बांदीपोरा तहसील ( भाग ) बांदीपोरा तहसील , गरूरा और नादिहाल 
पटवार सर्किलों को छोड़कर और हाजिन तहसील ( भाग ) शाहगुंड और नैदखई पटवार सर्किल 


4 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 

24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


गुरेज ( अ.ज.जा. ) 


कंगन ( अ.ज.जा. ) 


गांदरबल 


हजरतबल 


खानयार 


हब्बाकदल 


लाल चौक 


चानपोरा 

जदीबल 


ईदगाह 

सेंट्रल शाल्टेंग 


बड़गाम 


वीरवाह 

खानसाहिब 

चरार - ए - शरीफ 


चाडूरा 


पम्पोर 


त्राल 


पुलवामा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


गुरेज और तुलैल तहसील । 


[ PART II — SEC . 3 ( iii ) ] 


4- जिलाः गांदरबल 

कंगन और गुंड तहसील , फॉरेस्ट ब्लॉक कंगन गुंड और लार तहसील ( भाग ) - वाटलर पटवार 
सर्किल । 


तुलमुल्ला ( खीर भवानी ) , वकूरा और गांदरबल तहसील और लार तहसील ( भाग ) 
लार 
तहसील वाटलर पटवार सर्किल को छोड़कर । 

5- जिला : श्रीनगर 


उत्तर श्रीनगर तहसील ( भाग ) - उत्तर श्रीनगर तहसील हारवन , गुप्त गंगा , शालीमार और 
नंदपोरा पटवार सर्किलों को छोड़कर और ईदगाह तहसील ( भाग ) - बुचपोरा , उमेरहेर , ओवंटा 
भवन , बगात शुरू और अंचर पटवार सर्किल । 

खानयार तहसील ( भाग ) – खानयार तहसील रैनावारी , संगीन दरवाजा और अबी कारपोरा 
पटवार सर्किलों को छोड़कर और उत्तर श्रीनगर तहसील ( भाग ) हारवन , गुप्त गंगा और 
शालीमार पटवार सर्किल 


दक्षिण श्रीनगर तहसील ( भाग ) - दक्षिण श्रीनगर तहसील सोनावर , मैसूमा , शिवपोरा , कुर्स् 
पादशाहीबाग , नौरसिंह गढ़ और बरजुल्ला पटवार सर्किलों को छोड़कर । 

पंथा चौक तहसील और दक्षिण श्रीनगर तहसील ( भाग ) - सोनवार , मैसूमा , शिवपोरा , कुर्स 
पादशाही बाग , नौरसिंह गढ़ और बरज़ुल्ला पटवार सर्किल । 

चानपोरा तहसील । 


ईदगाह तहसील ( भाग ) - ज़ूनीमार पटवार सर्किल , उत्तर श्रीनगर तहसील ( भाग ) नंदपोरा 
पटवार सर्किल और खानयार तहसील ( भाग ) रैनावारी , संगीन दरवाजा और अबी कारपोरा 
पटवार सर्किल । 


ईदगाह तहसील ( भाग ) - ईदगाह तहसील बुचपोरा , उमेरहेर , ओवंटा भवन , बगात शुरू , अंचर 
और जुनीमार पटवार सर्किलों को छोड़कर । 
सेंट्रल शाल्टेंग तहसील 


6 जिला : बड़गाम 

नारबल तहसील ( भाग ) - नारबल तहसील , कबूसा जागीर और कवूसा खालिसा पटवार सर्किल 
को छोड़कर और बड़गाम तहसील ( भाग ) – बड़गाम तहसील इचाकूट और गुडसाठू पटवार 
सर्किलों को छोड़कर । 


मागम और वीरवाह तहसील और नारबल तहसील ( भाग ) कवूसा जागीर और कबूसा खालिसा 
पटवार सर्किल । 

खाग तहसील और खानसाहिब तहसील ( भाग ) - खानसाहिब तहसील , द्वेगाम पटवार सर्किल 
को छोड़कर । 

चरार - ए - शरीफ तहसील और खानसाहिब तहसील ( भाग ) द्रेगाम पटवार सर्किल , चाडूरा 
तहसील ( भाग ) - चाडूरा तहसील , रोपोरा नमतिहाल , बाथोरा , बुगम बाटापोरा , दौलतपोरा , 
वाडीपोरा , यारीकलां पटवार सर्किलों को छोड़कर और नगर समिति चाडूरा और बड़गाम 
तहसील ( भाग ) - इचाकूट और गुडसाठू पटवार सर्किल । 

बी . के . पोरा तहसील और चाडूरा तहसील ( भाग ) - रोपोरा नमतिहाल , वाथपोरा , बुगम 
बाटापोरा , दौलतपोरा , वाडीपोरा , यारीकलां पटवार सर्किल और नगर समिति 

चाडूरा । 

7- जिला : पुलवामा 

पम्पोर और काकापोरा तहसील , पम्पोर नगरपालिका / नगर और ख्रयू नगरपालिका / नगर और 
पुलवामा तहसील ( भाग ) परीगाम और तुमची नौपोरा पटवार सर्किल 

त्राल और अरिपाल तहसील , त्राल नगरपालिका / नगर , अवंतिपोरा तहसील ( भाग ) 
अवंतिपोरा , नूरपोरा और मिडुरा पटवार सर्किल और अवंतिपोरा नगरपालिका । 


पुलवामा तहसील ( भाग ) - पुलवामा तहसील कंगन , मुर्रान , मितरीगम , करीमाबाद , बनूरा और 
वाहीबुग परीगाम और तुमची नौपोरा पटवार सर्किलों को छोड़कर , पुलवामा नगर पालिका , 


[ भाग II— खण्ड 3 ( iii ) ] 


35 


36 


37 


38 

39 

40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


राजपोरा 


जैनपोरा 


शोपियाँ 


डी.एच.पोरा 

कुलगाम 

देवसर 


डोरू 


अनन्तनाग पश्चिम 


अनन्तनाग 


श्रीगुफवाड़ा 
बिजबेहरा 

शानगुस - अनन्तनाग 


पूर्व 

पहलगाम 


अकिनगाम , सागम और नगाम पटवार सर्किन्न । 
कोकरनाग ( अ.ज.जा. ) लारनू तहसील , कोकरनाग तहसील ( भाग ) 


इन्दरवाल 


किश्तवाड 


पाडेर - नागसेनी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भदरवाह 


अवंतिपोरा तहसील ( भाग ) - अवंतिपोरा तहसील , अवंतिपोरा , नूरपोरा और मिडुरा पटवार 
सर्किलों को छोड़कर । 

शाहूरा ( लिटर ) तहसील , राजपोरा तहसील , पुलवामा तहसील ( भाग ) कंगन , मुर्रान , 
मितरीगम , करीमाबाद , बुनूरा और वाहीबुग पटवार सर्किल । 

8 जिला : शोपियाँ 


5 


जैनपोरा , चित्रगाम , बारबुग इमामसाहिब और हरमैन तहसील और शोपियाँ तहसील ( भाग ) 
डंगेरपोरा , ट्रेन्ज़ , किलोरा मलिकगुंड , नादीगाम , गानोबपोरा अरिष , डन्गाम , प्रताबपोरा 
बेनिपोरा कापरिन और काजीउल्लर पटवार सर्किल । 

केल्लर और कीगम तहसील , शोपियाँ तहसील ( भाग ) - शोपियाँ तहसील , - डंगेरपोरा , ट्रेन्ज़ , 
किलोरा मलिकगुंड , नादीगाम , गानोवपोरा अरिष , डन्गाम , प्रताबपोरा और बेम्निपोरा कापरिन 
और काजीउल्लर पटवार सर्किलों को छोड़कर । 

9- जिलाः कुलगाम 


डी . एच . पोरा और पहलू तहसील 

कुलगाम और यारीपोरा तहसील । 

कैमोह , फ्रिसल और देवसर तहसील 


10 - जिलाः अनन्तनाग 

डोरू और शाहाबाद बाला तहसील , कोकेरनाग तहसील ( भाग ) - बाही , ओही बमडूरा , 


कोकरनाग तहसील बाही , ओही बुमडूरा , 
अकिनगाम , सागम और नगाम पटवार सर्किलों को छोड़कर और शानगुस तहसील ( भाग ) 
चकलीपोरा , चत्तरगुल और उत्तरसू पटवार सर्किल 

काजीगुंड तहसील , अनन्तनाग तहसील ( भाग ) – खन्नाबल , रुहू , उरहानहॉल , एल . जी . पोरा , 
खांडीपहाड़ी , के.जी. रैना , निपोरा , हुर्दिसचन , कामद , शाइबाबाद और इमोह पटवार सर्किल । 
अनन्तनाग तहसील ( भाग ) - अनन्तनाग तहसील खन्नाबल , रुहू , उरहानहॉल , एल . जी . पोरा , 
खांडीपहाड़ी , के.जी. रैना , निपोरा , कामद , हुर्दिसचन , शाइबाबाद और इमोह पटवार सर्किलों 
को छोड़कर । 

बिजबेहरा और श्रीगुफबाड़ा तहसील 

अनन्तनाग पूर्व तहसील , शानगुस तहसील ( भाग ) – शानगुस तहसील चकलीपोरा , चत्तरगुल 
और उत्तरसू पटवार सर्किलों को छोड़कर । 
पहलगाम और सालार तहसील | 


11 - जिला : किश्तवाड़ 

बौंजवाह , छातरू , मारवाह और वारवां तहसील , किश्तवाड़ तहसील ( भाग ) - केशवां पटवार 
सर्किल , मुगलमैदान तहसील ( भाग ) – मुगल मैदान तहसील मूलछितर पटवार सर्किल को 
छोड़कर और द्राबशाल्ला तहसील ( भाग ) - बालग्रान पटवार सर्किल । 

- 


दच्छन तहसील , द्राबशल्ला तहसील ( भाग ) - द्राबशल्ला तहसील बालग्रान पटवार सर्किल को 
छोड़कर और किश्तवाड़ तहसील ( भाग ) - किश्तवाड़ तहसील दूल , पोच्छल और केशवान 
पटवार सर्किलों को छोड़कर और मुगलमैदान तहसील ( भाग ) - मूलछितर पटवार सर्किल । 
अथोली , नागसेनी और मचैल तहसील , किश्तवाड़ तहसील ( भाग ) - दूल और पोच्छल पटवार 
सर्किल । 


12- जिला : डोडा 

भदरवाह , चिरल्ला , भेल्ला और भल्ला तहसील , कहारा तहसील ( भाग ) - जौरा पटवार 


6 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


62 


63 

64 


डोडा 


डोडा पश्चिम 


रामबन 


बनिहाल 


गुलाबगढ़ ( अ.ज.जा. ) 

रियासी 


श्री माता वैष्णो देवी 


ऊधमपुर पश्चिम 


ऊधमपुर पूर्व 


चिनैनी 


रामनगर ( अ.जा. ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


बनी 
बिलावर 


[ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

सर्किल , भालेसा तहसील ( भाग ) - भालेसा तहसील चिल्ली पटवार सर्किल को छोड़कर और 
ठाठरी तहसील ( भाग ) ठाठरी तहसील जंगलवार अंशतः पटवार सर्किल को छोड़कर । 
चिल्ली पिंगल , गुंडना , फिगसू , मोहल्ला , और भरथ बगला तहसील , डोडा तहसील ( भाग ) - 
डोडा , अर्नोर्रा , धार , डोडा नगरपालिका , उद्यानपुर ( अंशतः ) और धारा पटवार सर्किल , थाथरी 
तहसील ( भाग ) - जंगलवार अंशतः पटवार सर्किल , कहारा तहसील ( भाग ) – कहारा तहसील 
जौरा पटवार सर्किल को छोड़कर और भालेसा तहसील ( भाग ) - चिल्ली पटवार सर्किल । 
मरमत , अस्सर , कास्तीगढ़ और भगवाह तहसील , डोडा तहसील ( भाग ) - डोडा तहसील डोडा 
अर्नोर्रा , धार , डोडा नगरपालिका , उद्यानपुर ( अंशतः ) और धारा पटवार सर्किल को छोड़कर । 
13- जिलाः रामबन 


बटोत और राजगढ़ तहसील उखराल तहसील ( भाग ) - उखराल तहसील , पोगल पटवार सर्किल 
को छोड़कर रामबन तहसील ( भाग ) रामबन तहसील सोम्बर- हरोग पटवार सर्किल को 


छोड़कर । 

बनिहाल , खारी , रामसू और गूल तहसील , उखराल तहसील ( भाग ) - पोगल पटवार सर्किल 
और रामबन तहसील ( भाग ) - सोम्बर- हरोग पटवार सर्किल । 

14- जिलाः रियासी 


माहोर और चस्साना तहसील और शुरू तहसील ( भाग ) - थुरू तहसील कांथी पटवार सर्किल 
को छोड़कर 


पौनी , ठाकराकोट और अरनास तहसील और रियासी तहसील ( भाग ) - रियासी तहसील 

भाबर ब्राह्मण , भगा कोटली और कोटली बजलियन पटवार सर्किलों को छोड़कर और शुरू 
तहसील ( भाग ) - कांथी पटवार सर्किल । 


कटरा एवं भोमाग तहसील , रिआसी तहसील ( भाग ) - भावर ब्राह्मण , भगा कोटली एवं कोटली 
बजलियान पटवार सर्किल । 


15- जिलाः ऊधमपुर 

मौंगरी और पंचारी तहसील , ऊधमपुर तहसील ( भाग ) – संबल , बारियाँ , जिब , रहमबल , 
पडानू , बरोला , हरटेरियन , मुत्तल , चक रखवालान , माली , बिशाल जट्टन , ऊधमपुर नगर 
परिषद , मानसर , क्रिमची , त्रिशी , डेब्रिया , समुंदरानी , चखेर , सियाल जट्टन , कोटली जीजान , 
मंगियोट , टोपे , संगूर और संसू पटवार सर्किल । 

मजालता तहसील , ऊधमपुर तहसील ( भाग ) - ऊधमपुर तहसील संबल , बारियाँ , जिब , 
रहमबल , पडानू , बरोला , हरटेरियन , मुत्तल , चक रखवालान , माली , बिशाल जट्टन , ऊधमपुर 
नगर परिषद , मानसर , क्रिमची , त्रिशी , डेब्रिया , समुंद्रानी , चखेर , सियाल जट्टन , कोटली 
जीजान , मंगियोटे , टोपे , संगूर , संसू , बाली , मानता , लाढ़ा , समरोली , चिरडी , जखैन , ओसू , 
पखलाई , ओमाला और लड्डुन पटवार सर्किलों को छोड़कर और रामनगर तहसील ( भाग ) - 
कोगरमढ़ पटवार सर्किल । 


चिनैनी तहसील , लाट्टी तहसील ( भाग ) - पचौंद , लाट्टी और सिरा पटवार सर्किल , रामनगर 

- 


- 

तहसील ( भाग ) - घोरडी , नाला घोरान , हरटेरियन , धंदाल और बरमीन पटवार सर्किल और 
ऊधमपुर तहसील ( भाग ) - बाली , मानता , लाढ़ा , समरोली , चिरडी , जखैन , ओसू , पखलाई , 
ओमाला और लडुन पटवार सर्किल । 

बसंतगढ़ तहसील , रामनगर तहसील ( भाग ) रामनगर तहसील घोरडी , नाला घौरान , 
हरटेरियन , धंदाल , कोगरमढ़ और बरमीन पटवार सर्किलों को छोड़कर और लाट्टी तहसील 
( भाग ) - लाट्टी तहसील पचौड , लाट्टी और सिरा पटवार सर्किलों को छोड़कर । 

16- जिला : कठुआ 
बनी और लोहाई मल्हार तहसील । 

बिलावर और रामकोट तहसील । 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

बसोहली 
जसरोटा 


65 

66 


67 


68 


69 


70 


71 


72 

73 


74 


75 


76 


77 


78 


79 


80 


कठुआ 
( अ.जा. ) 

हीरानगर 


रामगढ़ ( अ.जा. ) 


साम्बा 


विजयपुर् 


विश्वाह ( अ.जा. ) 
सुचेतगढ़ ( अ.जा. ) 


बाहु 


जम्मू पूर्व 


नगरोटा 


जम्मू पश्चिम 


जम्मू उत्तर 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आर . एस . पुरा -जम्मू जम्मू दक्षिण तहसील ( भाग ) - गाडीगढ़ , सतवारी , हक्कल ( अंशतः ) , खंडवाल ( अंशतः ) और 

दक्षिण 

डिगियाना पटवार सर्किल , जम्मू नगर निगम ( भाग ) - वार्ड नं . 22 , 23 , 55 , 56 , 57 , 58 और 
73 , बाहु तहसील ( भाग ) - चौआदी पटवार सर्किल , वार्ड नं . 68 , 69 और 70 और आर . एस . पुरा 
तहसील ( भाग ) - दरसोपुर , आर . एस . पुरा खास और कोटली शाह डौला पटवार सर्किल , 
नगरपालिका समिति आर.एस. पुरा । 

बाहु तहसील ( भाग ) - बाहु , मुंजवां और बाहु ( अंशतः ) पटवार सर्किल और जम्मू नगर निगम 
वार्ड नं . 20 , 21 , 42 , 43 , 44 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 और 74 सहित और जम्मू 
दक्षिण तहसील ( भाग ) - वार्ड नं . 45 और 46 , जम्मू कैंट । 

जम्मू तहसील ( भाग ) – बाईं बजाल और एथम पटवार सर्किल , नगरोटा तहसील ( भाग ) - जगती 
पटवार सर्किल और जम्मू एमसी ( भाग ) - वार्ड नं . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 14 , 
15 , 16 , 17 , 18 , 19 और 71 . 

दंसाल तहसील , भलवाल तहसील ( भाग ) भलवाल तहसील भलवाल अंशतः और कोट 
पटवार सर्किलों को छोड़कर नगरोटा तहसील ( भाग ) - नगरोटा तहसील , जगती पटवार 
सर्किल को छोड़कर जम्मू तहसील ( भाग ) - सूरींसर , सगून और पौंथल पटवार सर्किल । 

जम्मू तहसील ( भाग ) जम्मू नगर निगम वार्ड नं.- 12 , 13 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 
31 , 32 , 33 , 39 , 40 और 41 और जम्मू पश्चिम तहसील ( भाग ) - मंडाल ( अंशतः ) और गोल 
पटवार सर्किल । 


मढ़ ( अ.जा. ) 


बसोहली और महानपुर तहसील , कठुआ तहसील ( भाग ) - बसंतपुर और थेइन पटवार सर्किल । 
डिंगा अंब तहसील , कठुआ तहसील ( भाग ) - बरवाल , भुरथैन , बुधी , चाक सकता , फोरलेन , 
हटली , जुथाना , कठेरा , लोगेट , नानन , फलोट , तराहारा और त्रिदवान पटवार सर्किल और 
मरहीन तहसील ( भाग ) - अमला , बल्हार , बन , छन रोरियन , धमाल हमीरपुर , जोगियाल , 
किशनपुर कंडी , मुठी हरदो और सेसवान पटवार सर्किल । 

- 

नगरी तहसील और कठुआ तहसील ( भाग ) - कठुआ तहसील बरवाल , भुरथैन , बुधी , चाक 
सकता , पेरलैन , हटली , जुथाना , कठेरा , लोगेट , नानन , फलोटे , तराहराह , त्रिदवान , बसंतपुर 
और थेइन पटवार सर्किलों को छोड़कर । 

हीरानगर और मरहीन तहसील ( भाग ) - मरहीन तहसील अमला , बल्हार , बन , छन रोरियन , 
धमाल , हमीरपुर , जोगियाल , किशनपुर कंडी , मुठी हरदो और सेसवान पटवार सर्किलों को 
छोड़कर । 


7 


17- जिलाः साम्बा 

रामगढ़ और राजपुरा तहसील और साम्बा तहसील ( भाग ) - कटली , रामनगर और पंगदौर 
पटवार सर्किल 


घगवाल तहसील , साम्बा तहसील ( भाग ) - साम्बा तहसील कटली , रामनगर और पंगदौर 
पटवार सर्किलों को छोड़कर और विजयपुर तहसील ( भाग ) - डगोड़ और गुढ़ा सलाथिया 
पटवार सर्किल । 


बारी ब्राह्मणा तहसील और विजयपुर तहसील ( भाग ) - विजयपुर तहसील डगोड़ और गुढ़ा 
सलाथिया पटवार सर्किलों को छोड़कर । 

18- जिला : जम्मू 

बिश्नाह और अरनिया तहसील , आर . एस . पुरा तहसील ( भाग ) - मरालियाँ पटवार सर्किल । 
सुचेतगढ़ तहसील , आर . एस . पुरा तहसील ( भाग ) 

आर.एस.पुरा तहसील मरालियाँ , 
दरसोपुर , आर.एस. पुरा खास और कोटली शाह डौला पटवार सर्किलों , नगरपालिका समिति 
आर.एस.पुरा को छोड़कर । 


- 


- 


जम्मू उत्तर तहसील जेएमसी वार्ड नं . 37 , 38 , 59 से 67 जम्मू तहसील ( भाग ) - वार्ड नं . 34 , 
35 , 36 एवं भलवाल तहसील ( भाग ) - भलवाल ( अंशत :) और कोट पटवार सर्किलों सहित । 
मंडाल तहसील , मढ़ तहसील जेएमसी वार्ड नं . - 72 और 75 सहित और जम्मू पश्चिम तहसील 


8 


81 

82 


83 

84 

85 


86 

87 


88 


89 


90 


2- श्रीनगर 


अखनूर ( अ.जा. ) 

छम्ब 


4- ऊधमपुर् 


5 - जम्मू 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

( भाग ) बधोर पटवार सर्किल । 

अखनूर , परगवाल और ज्यौडियाँ तहसील | 

खौड़ , खराह बल्ली , मैरा मंड्रियन और चौकी चौरा तहसील 


कालाकोट - सुंदरबनी 

नौशेरा 

राजौरी ( अ.ज.जा. ) 


बुधल ( अ.ज.जा. ) 

थन्नामंडी ( अ.ज.जा. ) 


3- अनन्तनाग - राजौरी 


सुरनकोट ( अ.ज.जा. ) 

पुंछ हवेली 

मेंढ़र ( अ.ज.जा. ) 


19- जिलाः राजौरी 

सुंदरबनी , कालाकोट , तरयाठ और सियोट तहसील 

किला दरहाल , बेरी पत्तन और नौशेरा तहसील । 

राजौरी तहसील ( भाग ) - राजौरी तहसील सोहना और फतेहपुर पटवार सर्किलों को 
छोड़कर । 

कोटेरंका और खवास तहसील | 


क्रम सं . और संसदीय निर्वाचन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में विस्तार 
क्षेत्र का नाम 

1- बारामूला 


[ PART II — SEC . 3 ( iii ) ] 


थन्नामंडी , दरहाल और मंजाकोट तहसील , राजौरी तहसील ( भाग ) - सोहना और फतेहपुर 
पटवार सर्किल । 


20- जिला : पुंछ 

सुरनकोट तहसील , हवेली तहसील ( भाग ) - खनेतर , सेरी ख्वाजा और सेंधारा पटवार 

सर्किल । 


मंडी तहसील , हवेली तहसील ( भाग ) - हवेली तहसील खनेतर , सेरी ख्वाजा और सेंधारा 
पटवार सर्किलों को छोड़कर । 

बालाकोट , मनकोट और मेंढर तहसील | 


तालिका - ख 

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और उनका प्रस्तावित विस्तार 


1 - करनाह , 2 - त्रेहगम , 3 कुपवाड़ा , 4 लोलाब , 5- हंदवाड़ा , 6 - लंगेट , 7 - सोपोर , 8- रफियाबाद , 9 
उरी , 10 - बारामूला , 11 - गुलमर्ग , 12- बागूरा - कीरी , 13 पट्टन , 14- सोनावारी , 15 - बांदीपोरा , 
16 - गुरेज़ ( अजजा ) , 27 - बड़गाम और 28 - बीरवाह । 


17- कंगन ( अजजा ) , 18 - गांदरबल , 19- हजरतबल , 20 - खानयार , 21- हब्बाकदल , 22 - लालचौक , 
23- चानपोरा , 24 - जदीबल , 25- ईदगाह , 26- सेंट्रल शाल्टेंग , 29 - खानसाहिब , 30 - चरार - ए - शरीफ , 
31 - चाडूरा , 32- पम्पोर , 33 - त्राल 34 - पुलवामा , 35- राजपोरा और 37 - शोपियाँ । 

} 

36 जैनपोरा , 38 - डी . एच . पोरा , 39- कुलगाम , 40- देवसर , 41 - डोरू , 42 - कोकरनाग ( अजजा ) , 
43 - अनन्तनाग पश्चिम , 44- अनन्तनाग , 45- श्रीगुफवाड़ा - बिजबेहरा , 46- शानगुस - अनंतनाग 
पूर्व , 47 - पहलगाम , 84- नौशेरा , 85 - राजौरी ( अजजा ) 86- बुधल ( अजजा ) , 87 - थन्नामंडी 
( अजजा ) , 88 - सुरनकोट ( अजजा ) , 89 - पुंछ हवेली और 90 - मेंढ़र ( अजजा ) । 


48 - इन्दरवाल , 49 - किश्तवाड़ , 50 - पाडेर - नागसेनी , 51- भदरवाह 52- डोडा , 53- डोडा पश्चिम , 
54 - रामबन , 55- बनिहाल , 59 - ऊधमपुर पश्चिम , 60 - ऊधमपुर पूर्व , 61 - चिनैनी , 62 - रामनगर 
( अजा ) , 63 - बनी , 64 - बिलावर , 65- बसोहली , 66 - जसरोटा 67 - कठुआ ( अजा ) और 68 - हीरानगर । 
56 - गुलाबगढ़ ( अजजा ) , 57 - रियासी , 58 - श्री माता वैष्णो देवी , 69 - रामगढ़ ( अजा ) , 70 - साम्बा , 
71 - विजयपुर , 72- बिश्नाह ( अजा ) 73 - सुचेतगढ़ ( अजा ) , 74- आर . एस . पुरा - जम्मू दक्षिण , 75 
बाहु , 76 जम्मू पूर्व , 77 - नगरोटा , 78 - जम्मू पश्चिम , 79 - जम्मू उत्तर , 80 - मढ़ ( अजा ) , 81- अखनूर 
( अजा ) , 82 छम्ब और 83 - कालाकोट- सुंदरबनी । 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

9 

नोट : तालिका - क में किसी जिले , तहसील , पटवार सर्किल , नगरपालिका और वार्ड या अन्य राज्यक्षेत्रीय डिवीजन के किसी 
भी संदर्भ का अर्थ 15 जून , 2020 की स्थिति के अनुसार उस जिले , तहसील , पटवार सर्किल , नगरपालिका और वार्ड 
या अन्य राज्यक्षेत्रीय डिवीजन के भीतर आने वाले क्षेत्र से होगा । 


ह ./ 

केवल कुमार शर्मा 
राज्य निर्वाचन आयुक्त 

सदस्य 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ह . / 

न्यायमूर्ति ( सेवानिवृत्त ) रंजना प्रकाश 
देसाई 

अध्यक्ष 


DELIMITATION COMMISSION 


ह . / 
सुशील चंद्रा 
मुख्य निर्वाचन आयुक्त 

सदस्य 


[ फा . सं . 282 / जेएंडके / 2022 ( खंड- IV ) ] 

आदेश से , 
सचिव 


के . एन . भार , 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 5th May , 2022 

O.N. 17 ( E ) .- In pursuance of sub - section ( 1 ) of Section 10 of the Delimitation Act , 2002 ( 33 of 2002 ) and 
Part - V of the Jammu & Kashmir Reorganisation Act , 2019 , the following Order made by the Delimitation 
Commission under sub - section ( 2 ) of Section 9 read with sub - section ( 2 ) of Section 4 of the Delimitation Act , 2002 
and Part – V of the Jammu & Kashmir Reorganisation Act , 2019 , in respect of the delimitation of Parliamentary and 
Assembly Constituencies in the Union Territory of Jammu & Kashmir is hereby published . 

ORDER NO . 2 

WHEREAS , in pursuance of Sections 8 and 4 of the Delimitatio Act , 2002 ( 33 of 2002 ) , as amended by the 
Delimitation ( Amentment ) Act , 2003 ( 3 of 2004 ) , and Part V of the Jammu & Kashmir Reorganisation Act , 2019 , 
the Delimitation Commision has by its Order No. 1 dated 14th March , 2022 published in the extraordinary issue of the 
Gazette of India and the Union Territory of Jammu & Kashmir Gazette on 14th March , 2022 , determined – ( i ) the total 
number of seats in the House of the People to be allocated to the Union Territory of Jammu & Kashmir as five ( 5 ) of 
which Zero ( 0 ) seat shall be reserved for Scheduled Castes and Zero ( 0 ) seat shall be reserved for the Scheduled Tribes , 
and ( ii ) the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the Union Territory as Ninty ( 90 ) of 
which , Seven ( 7 ) seats shall be reserved for the Scheduled Castes and Nine ( 9 ) seats for the Scheduled Tribes ; and 


WHEREAS , in pursuance of sub - section ( 1 ) of Section 5 , read with sub Section ( 1 ) of Section 9 of the 
Delimitation Act , 2002 and Part - V of the Jammu & Kashmir Reorganisation Act , 2019 , the Delimitation Commission 
associated with itself the Associate Members from the Union Territory with the proceedings for the delimitation of 
Parliamentary and Assembly Constituencies in the Union Territory ; and 


WHEREAS , in pursuance of sub - section ( 2 ) of Section 9 of the Delimitation Act , 2002 and Part – V of the 
Jammu & Kashmir Reorganisation Act , 2019 , the Delimitation Commission published its draft proposals , for the 
delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the Union Territory on the basis of the relevant 
published figures of 2011 Census , in the extraordinary issue of the Gazette of India and in the Jammu & Kashmir 
Union Territory Gazette on 14th March , 2022 , inviting objections and suggestions in relation to the aforesaid proposals 
by 21st March , 2022 ; and 


WHEREAS , in pursuance of the said sub - section ( 2 ) of Section 9 of the Delimitation Act , 2002 and Part - V 
the Jammu & Kashmir Reorganisation Act , 2019 , the Commission's Order No. 1 mentioned above and the above 
referred draft proposals of the Commission was published in the local newspapers on 14th March , 2022 and given 
further publicity through radio and television and other media of mass communication ; and 


WHEREAS , in pursuance of the said sub - section ( 2 ) of Section ( 9 ) of the Delimitation Act , 2002 and Part - 
V of the Jammu & Kashmir Reorganisation Act , 2019 the Commission also issued a public notice on 25th March , 
2022 specifying the places and dates of its public sittings to consider all objections and suggestions ; and 


WHEREAS , in pursuance of the said sub - section ( 2 ) of Section 9 of the Delimitation Act , 2002 and Part – 
V of the Jammu & Kashmir Reorganisation Act , 2019 the Commission held public sittings on 4th April , 2022 at 
Jammu and on 5th April , 2022 at Srinagar and heard the members of the public and afforded them full opportunity of 
making oral and written submissions , in addition to the written representations already sent , if any , to the 
Commission ; and 


10 


[ PART II SEC . 3 ( iii ) ] 

WHEREAS , the Commission has considered all objections and suggestions made at the aforesaid public 
sittings and / or received by it otherwise , in relation to its said proposals , in the light of the relevant provisions of the 
Constitution and the said Acts ; 


NOW THEREFORE , in pursuance of clause ( d ) of Sub - Section ( 2 ) of Section 9 read with Sub - Section ( 2 ) of 
Section 4 of the Delimitation Act , 2002 , as amended and Part - V of the Jammu & Kashmir Reorganisation Act , 2019 , 
the Delimitation Commission hereby determines as follows : 

1 . 


3 . 


2. The territorial Parliamentary Constituencies into which the Union Territory of Jammu & Kashmir shall be divided 
for the purpose of elections to the House of the People and the extent of each such Constituency shall be as shown 
in Table - B . 


4 . 


1 


2 


S.No. 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


Ninety territorial Assembly Constituencies into which the Union Territory of Jammu & Kashmir shall be divided 
for the purpose of elections to the Legislative Assembly of the Union Territory and the extent of each such 
Constituency shall be as shown in Table - A [ As envisaged in Section 14 ( 4 ) of The Jammu and Kashmir 
Reorganisation Act , 2019 ( 34 of 2019 ) , 24 seats have not been taken up for the purpose of delimitation ] . 


10 


Where the name of a Constituency as shown in Table - A or Table - B is distinguished by the brackets and letters 
" ( SC ) " the seat in that Constituency is reserved for the Scheduled Castes . 


Where the name of a Constituency as shown in Table - A or Table - B is distinguished by the brackets and letters 
" ( ST ) " the seat in that Constituency is reserved for the Scheduled Tribes . 

TABLE - A 


Karnah 


Name of Assembly 
Constituency 


Trehgam 


Kupwara 


Lolab 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Handwara 


Langate 


Sopore 


Rafiabad 


Uri 


Baramulla 


ASSEMBLY CONSTITUENCIES AND THEIR PROPOSED EXTENT 


1 - DISTRICT : KUPWARA 


Karnah Tehsil and KralporaTehsil ( Part ) – Gundzonareshi , 
Panzgam and Shuloora PCs . 


Extent 


Trehgam and Keran Tehsils , Kralpora Tehsil ( Part ) Kralpora Tehsil 
excluding Gundzonareshi , Panzgam and Shuloora PCs and Kupwara Tehsil 
( Part ) - Gushi , Dedkoot and Nagri Malpora PCs . 


Kupwara Tehsil ( Part ) – Kupwara Tehsil excluding Gushi , Dedkoot and 
Nagri Malpora PCs and Dragmulla Tehsil ( Part ) Bumhama PC . 
Sogam ( Lolab ) , Lalpora and Machil Tehsils . 


- 


Vilgam , Zachaldara and Tarathpora ( Ramhal ) Tehsils and 

Dragmulla Tehsil ( Part ) - Dragmulla Tehsil excluding Bumhama PC and 
Handwara Tehsil ( Part ) - Bakaiaker , Handwara , Shoghpora , Wadipora , 
Sirajpora , Badkoot Machipora and Jagerpora PCs . 


- 


Qaziabad ( Kralgund ) , Langate and Qalamabad Tehsils and Handwara 
Tehsil ( Part ) Handwara Tehsil excluding Bakaiaker , Handwara , 
Shoghpora , Wadipora , Sirajpora , Badkoot Machipora and Jagerpora PCs . 


2 - DISTRICT : BARAMULLA 


Sopore and Dangerpora Tehsils Khoie Tehsil ( Part ) Tarzoo PC . 
Zaingeer , Watergam , Rafiabad ( Rohama ) and Dangiwacha Tehsils . 
Uri and Boniyar Tehsils and Narvaw Tehsil ( Part ) Kitchama PC . 

Baramulla Tehsil , Narvaw Tehsil ( Part ) Narvaw Tehsil excluding Kitchama 
PC Wagoora Tehsil ( Part ) - Wagoora Tehsil excluding Wagoora PC and 
Forest Block . 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

Gulmarg 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


Wagoora - Kreeri 


Pattan 


Sonawari 


Bandipora 


Gurez ( ST ) 


Kangan ( ST ) 


Ganderbal 


Hazratbal 


Khanyar 


Habbakadal 


Lal Chowk 


Channapora 


Zadibal 


Eidgah 


Central Shalteng 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Kawarhama and Kunzar Tehsils and Tangmarg Tehsil ( Part ) Tangmarg 
Tehsil excluding Hajibal and Khaipora PCs . 


Kreeri Tehsil , Wagoora Tehsil ( Part ) Wagoora PC and Forest Block , 
Khoie Tehsil ( Part ) Khoie Tehsil excluding Tarzoo PC , Tangmarg Tehsil 
( Part ) Hajibal and Khaipora PCs and Pattan Tehsil ( Part ) Wanigam 
Payeen , Wanigam Bala , Tilgam , Tapper Waripora and Humrey PCs . 


Singpora Tehsil and Pattan Tehsil ( Part ) - Pattan Tehsil excluding 
Wanigam Payeen , Wanigam Bala , Tilgam , Tapper Waripora and Humrey 
PCs . 


3 - DISTRICT : BANDIPORA 


11 


Sonawari Tehsil , Sumbal Municipality , Ajas Tehsil , and HajinTehsil ( Part ) 
HajinTehsil excluding Shahgund , Naidkhai PCs Hajin Municipality and 
Bandipora Tehsil ( Part ) Garoora and Nadihal PCs 


Aloosa Tehsil and Bandipora Tehsil ( Part ) Bandipora Tehsil excluding 
Garoora and Nadihal PCs , Bandipora Municipality and HajinTehsil ( Part ) 
Shahgund and Naidkhai PCs . 


Gurez and Tulail Tehsils . 


4 - DISTRICT : GANDERBAL 


Kangan and Gund Tehsils , Forest Block Kangan Gund and Lar Teshil 
( Part ) - Watlar PC . 


Tulmulla ( Kheer Bhawani ) , Wakoora and Ganderbal Tehsils and Lar Teshil 
( Part ) - Lar Teshil excluding Watlar PC . 


5 - DISTRICT : SRINAGAR 


North Srinagar Tehsil ( Part ) - North Srinagar Tehsil excluding Harwan , 
Gupt Ganga , Shalimar and Nandpora PCs and Eidgah Tehsil ( Part ) 
Buchpora , Umerhair , Owanta Bhawan , Baghat Shooru and Anchar PCs . 


- 


Khanyar Tehsil ( Part ) - Khanyar Tehsil excluding Rainawari , Sangeen 
Darwaza and Abi Karpora PCs and North Srinagar Tehsil ( Part ) Harwan , 
Gupt Ganga , and Shalimar PCs . 


South Srinagar Tehsil ( Part ) - South Srinagar Tehsil excluding Sonwar , 
Maisuma , Shivpora , Kursoo Padshahi Bagh , Naursingh Garh and Barzulla 
PCs . 


PanthaChowk Tehsil and South Srinagar Tehsil ( Part ) Sonwar , Maisuma , 
Shivpora , Kursoo Padshahi Bagh , Naursingh Garh and Barzulla PCs . 

Channapora Tehsil . 


Eidgah Tehsil ( Part ) Zoonimar PC , North Srinagar Tehsil ( Part ) 
Nandpora PC and Khanyar Tehsil ( Part ) Rainawari , Sangeen Darwaza and 
Abi Karpora PCs . 


Eidgah Tehsil ( Part ) Eidgah Tehsil excluding Buchpora , Umerhair , 
Owanta Bhawan , Baghat Shooru , Anchar and Zoonimar PCs . 

Central Shalteng Tehsil . 


12 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


Budgam 


Beerwah 


Khansahib 


Chrar - i - Sharief 


Chadoora 


Pampore 


Tral 


Pulwama 


Rajpora 


Zainapora 


Shopian 


D.H. Pora 


Kulgam 


Devsar 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


6- DISTRICT : BUDGAM 


Narbal Tehsil ( Part ) - Narbal Tehsil excluding Kawoosa Jager and 
Kawoosa Khalisa PCs and Budgam Tehsil ( Part ) Budgam Tehsil 
excluding Ichkoot and Gudsathoo PCs . 


Magam and Beerwah Tehsils and Narbal Tehsil ( Part ) Kawoosa Jager and 
Kawoosa Khalisa PCs 


Khag Tehsil and Khansahib Tehsil ( Part ) - Khansahib Tehsil excluding 
Driygam PC . 


Chrar - i - Sharief Tehsil and Khansahib Tehsil ( Part ) Driygam PC , 
Chadoora Tehsil ( Part ) - Chadoora Tehsil excluding Ropora Namtihal , 
Wathoora , Bugam Batapora , Dawletpora , Badipora , Yarikalan PCs and 
Municipal Committee Chadoora and Budgam Tehsil ( Part ) - Ichkoot and 
Gudsathoo PCs . 


[ PART II SEC . 3 ( iii ) ] 


B.K. Poora Tehsil and Chadoora Tehsil ( Part ) Ropora Namtihal , 
Wathoora , Bugam Batapora , Dawletpora , Badipora , Yarikalan PCs and 
Municipal Committee Chadoora . 


7 - DISTRICT : PULWAMA 


Pampore and Kakapora Tehsils , Pampore Municipality and Khrew 
Municipality and Pulwama Tehsil ( Part ) Parigam and Tumchi Nowpora 
PCs . 


Tral and Aripal Tehsils , Tral Municipality , Awantipora Tehsil ( Part ) 
Awantipora , Noorpora and Midoora PCs and Awantipora Municipality . 


Pulwama Tehsil ( Part ) - Pulwama Tehsil excluding Kangan , Murran , 
Mitrigam , Karimabad , Bunoora , Wahibugh , Parigam and Tumchi Nowpora 
PCs , Pulwama Municipality , Awantipora Tehsil ( Part ) Awantipora 
Tehsil excluding Awantipora , Noorpora and Midoora PCs . 


Shahoora ( Litter ) and Rajpora Tehsils , Pulwama Tehsil ( Part ) Kangan , 
Murran , Mitrigam , Karimabad , Bunoora and Wahibugh PCs . 


8 - DISTRICT : SHOPIAN 


Zainapora , Chitragam , Barbugh Imamsahib and Hermain Tehsils and 
Shopian Tehsil ( Part ) - Dangerpora , Trenz , Kiloora Malikgund , Nadigam , 
Ganowpora Arsh , Dangam , Pratabpora , Bemnipora , Kaprin and Kanjiullar 
PCs . 


Keller and Keegam Tehsils , Shopian Tehsil ( Part ) Shopian Tehsil 
excluding Dangerpora , Trenz , Kiloora Malikgund , Nadigam , Ganowpora 
Arsh , Dangam , Pratabpora Bemnipora , Kaprin and Kanjiullar PCs . 


9- DISTRICT : KULGAM 


D.H. Pora and Pahloo Tehsils . 


Kulgam and Yaripora Tehsils . 

Qaimoh , Frisal and Devsar Tehsils . 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


53 


54 


Dooru 


Kokernag ( ST ) 


Anantnag West 


Anantnag 


Srigufwara -Bijbehara 

Shangus Anantnag East 


Pahalgam 


Inderwal 


- 


Kishtwar 


Padder - Nagseni 


Bhadarwah 


Doda 


Doda West 


Ramban 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10 - DISTRICT : ANANTNAG 


Dooru and Shahabad Bala Tehsils , Kokernag Tehsil ( Part ) – Bahie , Ohi 
Bumdoora , Akingam , Sagam and Nagam PCs . 


Larnoo Tehsil , Kokernag Tehsil ( Part ) Kokernag Tehsil excluding 
Bahie , Ohi Bumdoora ,, Akingam , Sagam and Nagam PCs and Shangus 
Tehsil ( Part ) - Chaklipora , Chittergul and Uttrusoo PCs . 


13 


Qazigund Tehsil , Anantnag Tehsil ( Part ) - Khanabal , Ruhoo , Urhanhall , 
L.G. Pora , Khandipahari , K.G. Raina , Nipora , Hurdischan , Kamad , 
Shaibabad and Imoh PCs . 


Anantnag Tehsil ( Part ) - Anantnag Tehsil excluding Khanabal , Ruhoo , 
Urhanhall , L.G. Pora , Khandipahari , K.G. Raina , Nipora , Hurdischan , 
kamad , Shaibabad and Imoh PCs . 


Bijbehara and Srigufwara Tehsils . 

Anantnag East Tehsil , Shangus Tehsil ( Part ) – Shangus Tehsil excluding 
Chaklipora , Chittergul and Uttrusoo PCs . 

Pahalgam and Sallar Tehsils . 


11 - DISTRICT : KISHTWAR 


Bounjwah , Chhatroo , Marwah and Warwan Tehsils , Kishtwar Tehsil ( Part ) 
Keshwan PC , Mughalmaidan Tehsil ( Part ) - Mughalmaidan Tehsil 
excluding Mulchiter PC and Drabshalla Tehsil ( Part ) – Balgran PC . 


Dachhan Tehsil , Drabshalla Tehsil ( Part ) - Drabshalla Tehsil excluding 
Balgran PC and Kishtwar Tehsil ( Part ) - Kishtwar Tehsil excluding Dool , 
Pochhal and Keshwan PCs and Mughalmaidan Tehsil ( Part ) – Mulchiter 
PC . 


Atholi , Nagseni and Machail Tehsils , Kishtwar Tehsil ( Part ) -Dool and 
Pochhal PCs . 


12 - DISTRICT : DODA 


Bhadarwah , Chiralla , Bhella and Bhalla Tehsils , Kahara Tehsil ( Part ) 
Joura PC , Bhalesa Tehsil ( Part ) - Bhalesa Tehsil excluding Chilly PC and 
Thathri Tehsil ( Part ) – Thathri Tehsil excluding Janglawar Partially PC . 


Chilly Pingal , Gundna , Phigsoo , Mohalla and Bharath Bagla Tehsils , Doda 
Tehsil ( Part ) -Doda , Arnora , Dhar , Doda Municipality , Udhyanpur 
( Partially ) and Dhara PCs , Thathri Tehsil ( Part ) - Janglawar Partially PC , 
Kahara Tehsil ( Part ) Kahara Tehsil excluding Joura PC and Bhalesa 
Tehsil ( Part ) - Chilly PC . 


Marmat , Assar , Kastigarh and Bhagwah Tehsils , Doda Tehsil ( Part ) Doda 
Tehsil excluding Doda , Arnora , Dhar , Doda Municipality , Udhyanpur 
( Partially ) and Dhara PCs . 


13 - DISTRICT : RAMBAN 


Batote and Rajgarh Tehsils Ukhral Tehsil ( Part ) – Ukhral Tehsil excluding 
Pogal PC , Ramban Tehsil ( Part ) - Ramban Tehsil excluding Somber 
Harog PC . 


14 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


Banihal 


Gulabgarh ( ST ) 


Reasi 


Shri Mata Vaishno Devi 


Udhampur West 


Udhampur East 


Chenani 


Ramnagar ( SC ) 


Bani 


Billawar 


Basohli 


Jasrota 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Kathua ( SC ) 


Banihal , Khari , Ramsoo and Gool Tehsils , Ukhral Tehsil ( Part ) - Pogal PC 
and Ramban Tehsil ( Part ) – Somber- Harog PC . 


14 - DISTRICT : REASI 


Mahore and Chassana Tehsils and Thuroo Tehsil ( Part ) Thuroo Tehsil 
excluding Kanthi PC . 


Pouni , Thakrakote and Arnas Tehsils and Reasi Tehsil ( Part ) Reasi 
Tehsil excluding Bhabber Brahmana , Bhaga Kotli and Kotli Bajalian PCs 
and Thuroo Tehsil ( Part ) – Kanthi PC . 


[ PART II SEC . 3 ( iii ) ] 


Katra and Bhomag Tehsils , Reasi Tehsil ( Part ) – Bhabber Brahmana , Bhaga 
Kotli and Kotli Bajalian PCs . 


15 - DISTRICT : UDHAMPUR 


Moungri and Panchari Tehsils , Udhampur Tehsil ( Part ) - Sambal , Barrian , 
Jib , Rehmbal , Padanoo , Barolla , Hartarian , Muttal , Chak Rakhwalan , Mali , 
Bishal Jattan , Udhampur Municipal Council , Mansar , Krimchi , Trishi , 
Debriah , Samundrani , Chakher , Sial Jattan , Kotli Jijan , Mangiote , Tope , 
Sangoor and Sansoo PCs . 


Majalta Tehsil , Udhampur Tehsil ( Part ) - Udhampur Tehsil excluding 
Sambal , Barrian , Jib , Rehmbal , Padanoo , Barolla , Hartarian , Muttal , Chak 
Rakhwalan , Mali , Bishal Jattan , Udhampur Municipal Council , Mansar , 
Krimchi , Trishi , Debriah , Samundrani , Chakher , Sial Jattan , Kotli Jijan , 
Mangiote , Tope , Sangoor , Sansoo , Bali , Manta , Ladha , Samroli , Chirdi , 
Jakhain , Ossu , Pakhlai , Omala and Laddan PCs and Ramnagar Tehsil 
( Part ) - Kogarmarh PC . 


Chenani Tehsil , Latti Tehsil ( Part ) Pachound , Latti and Sira PCs . 
Ramnagar Tehsil ( Part ) - Ghordi , Nallah Ghouran , Hartaryan , Dhandhal 
and Barmeen PCs and Udhampur Tehsil ( Part ) - Bali , Manta , Ladha , 
Samroli , Chirdi , Jakhain , Ossu , Pakhlai , Omala and Laddan PCs . 


Basantgarh Tehsil and Ramnagar Tehsil ( Part ) Ramnagar Tehsil 
excluding Ghordi , Nallah Ghouran , Hartaryan , Dhandhal , Kogarmarh and 
Barmeen PCs and Latti Tehsil ( Part ) - Latti Tehsil excluding Pachound , 
Latti and Sira PCs . 


16 - DISTRICT : KATHUA 


Bani and Lohai Malhar Tehsils . 


Billawar and Ramkot Tehsils . 


Basohli and Mahanpur Tehsils , KathuaTehsil ( Part ) Basantpur and Thein 
PCs . 


Dinga Amb Tehsil , Kathua Tehsil ( Part ) Barwal , Bhurthain , Budhi , 
Chak Sakta , Forelain , Hatli , Juthana , Kathera , Logate , Nanan , Phalote , 
Tarharah and Tridwan PCs and Marheen Tehsil ( Part ) - Amala , Balhar , 
Bann , Chhan Rorian , Dhamal . Hamirpur , Jogial , Kishanpur Kandi , Muthi 
Hardo and Seswan PCs . 


Nagri Tehsil and Kathua Tehsil ( Part ) - Kathua Tehsil excluding Barwal , 
Bhurthain , Budhi , Chak Sakta , Forelain , Hatli , Juthana , Kathera , Logate , 
Nanan , Phalote , Tarharah , Tridwan , Basantpur and Thein PCs . 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


68 


69 


70 


71 


72 


73 


74 


75 


76 


77 


78 


79 


80 


81 


82 


Hiranagar 


Ramgarh ( SC ) 


Samba 


Vijaypur 


Bishnah ( SC ) 

Suchetgarh ( SC ) 


R.S. Pura - Jammu South 


Bahu 


Jammu East 


Nagrota 


Jammu West 


Jammu North 


Marh ( SC ) 


Akhnoor ( SC ) 


Chhamb 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Hiranagar and Marheen Tehsil ( Part ) - Marheen Tehsil excluding Amala , 
Balhar , Bann , Chhan Rorian , Dhamal . Hamirpur , Jogial , Kishanpur Kandi , 
Muthi Hardo and Seswan PCs . 


17 - DISTRICT : SAMBA 


Ramgarh and Rajpura Tehsils and Samba Tehsil ( Part ) - Katli , Ramnagar 
and Pangdour PCs . 


Ghagwal Tehsil , Samba Tehsil ( Part ) Samba Tehsil excluding Katli , 
Ramnagar and Pangdour PCs and Vijaypur Tehsil ( Part ) – Dagore and 
Gurha Slathian PCs . 


Bari Brahmna Tehsil and Vijaypur Tehsil ( Part ) 
excluding Dagore and Gurha Slathian PCs . 


18 - DISTRICT : JAMMU 


15 


Bishnah and Arnia Tehsils , R.S. Pura Tehsil ( Part ) – Maralian PC . 

Suchetgarh Tehsil , R.S. Pura Tehsil ( Part ) - R.S. Pura Tehsil excluding 
Maralian , Darsopur , R.S. Pura Khas and Kotli Shah Daula PCs , Municipal 
Committee R.S. Pura . 


Vijaypur Tehsil 


Jammu South Tehsil ( Part ) Gadigarh , Satwari , Hakkal ( Partly ) , 
Khandwal ( Partly ) and Digiana PCs , Jammu Municipal Corporation 
( Part ) - Ward No. 22 , 23 , 55 , 56 , 57 , 58 and 73 , Bahu Tehsil ( Part ) - 
Chowadi PC , Ward no . 68 , 69 & 70 and R.S. Pura Tehsil ( Part ) – Darsopur , 
R.S. Pura Khas and Kotli Shah Daula PCs , Municipal Committee R.S. Pura . 


- 


Bahu Tehsil ( Part ) – Bahu , Sunjwan and Bahu ( Partly ) PCs and Jammu 
Municipal Corporation Ward No. 20 , 21 , 42 , 43,44 , 47,48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 
54 & 74 and Jammu South Tehsil ( Part ) Ward No. 45 & 46 , Jammu 
Cantt . 


- 

Jammu Tehsil ( Part ) – Bain Bajal and Aitham PCs , Nagrota Tehsil ( Part ) 
– Jagti PC and Jammu Municipal Corporation ( Part ) – Ward No. 1 , 2 , 3 , 
4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 & 71 . 


Dansal Tehsil , Bhalwal Tehsil ( Part ) - Bhalwal Tehsil excluding Bhalwal 
( Partly ) and Kote PCs , Nagrota Tehsil ( Part ) - Nagrota Tehsil excluding 
Jagti PC Jammu Tehsil ( Part ) - Surinsar , Sagoon and Pounthal PCs . 


Jammu Tehsil ( Part ) Jammu Municipal Corporation – Ward No- 12 , 13 
24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 39 , 40 & 41and Jammu West Tehsil 
( Part ) - Mandal ( Partly ) and Gole PCs . 


- 


Jammu North Tehsil including Jammu Municipal Corporation Ward No. 37 , 
38 , 59 to 67 Jammu Tehsil ( Part ) Ward no . 34 , 35 , 36 and Bhalwal 
Tehsil ( Part ) – Bhalwal ( Partly ) and Kote PCs . 


9 


Mandal Tehsil , Marh Tehsil including Jammu Municipal Corporation Ward 

No. 72 & 75 and Jammu West Tehsil ( Part ) Badhore PC . 

Akhnoor , Pargwal and Jourian Tehsils . 


Khour , Kharah Balli , Maira Mandrian and Chowki Choura Tehsils . 


16 


83 


84 


85 

86 


87 


88 


89 


90 


Kalakote - Sunderbani 


Nowshera 


Rajouri ( ST ) 

Budhal ( ST ) 


Thannamandi ( ST ) 


Surankote ( ST ) 


Poonch Haveli 


Mendhar ( ST ) 


PARLIAMENTARY 
S.No. and Name of Parliamentary 

Constituency 
1 - Baramulla 


2 - Srinagar 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


3 - Anantnag - Rajouri 


4 - Udhampur 


19 - DISTRICT : RAJOURI 


Sunderbani , Kalakote , Taryath and Siot Tehsils . 


Qila Darhal , Beri Pattan and Nowshera Tehsils . 


Rajouri Tehsil ( Part ) – Rajouri Tehsil excluding Sohna and Fatehpur PCs . 
Koteranka and Khawas Tehsils . 


Thannamandi , Darhal and Manjakote Tehsils , Rajouri Tehsil ( Part ) 
Sohna and Fatehpur PCs . 


20 - DISTRICT : POONCH 


Surankote Tehsil , Haveli Tehsil ( Part ) 
Shiendhara PCs . 


[ PART II SEC . 3 ( iii ) ] 


Balakote , Mankote and Mendhar Tehsils . 


- 


TABLE - B 


Mandi Tehsil , Haveli Tehsil ( Part ) – Haveli Tehsil excluding Khaneter , Seri 
Khawaja and Shiendhara PCs . 


Khaneter , Seri Khawaja and 


CONSTITUENCIES AND THEIR PROPOSED EXTENT 
EXTENT IN TERMS OF ASSEMBLY CONSTITUENCY 


1 - Karnah , 2 - Trehgam , 3 - Kupwara , 4 - Lolab , 5 - Handwara , 6 - Langate , 7 
Sopore , 8 - Rafiabad , 9 - Uri , 10 - Baramulla , 11 - Gulmarg , 12 - Wagoora - Kreeri , 
13 - Pattan , 14 - Sonawari , 15 - Bandipora , 16 - Gurez ( ST ) , 27 - Budgam & 28 
Beerwah . 


17 - Kangan ( ST ) , 18 - Ganderbal , 19 - Hazratbal , 20 - Khanyar , 21- Habbakadal , 
22- Lal Chowk , 23 - Channapora , 24 - Zadibal , 25 - Eidgah , 26 - Central Shalteng , 
29 - Khansahib , 30 - Chrar - i - Sharief , 31 - Chadoora , 32 - Pampore , 33 - Tral , 34 
Pulwama , 35 - Rajpora & 37 - Shopian . 


36 - Zainapora , 38 - D.H . Pora , 39 - Kulgam , 40 - Devsar , 41 - Dooru , 42 - Kokernag 
( ST ) , 43 - Anantnag West , 44- Anantnag , 45 - Srigufwara - Bijbehara , 46 
Shangus - Anantnag East , 47 - Pahalgam ,, 84 - Nowshera , 85– Rajouri ( ST ) 86 – 
Budhal ( ST ) , 87 –Thana Mandi ( ST ) , 88 –Surankote ( ST ) , 89 - Poonch Haveli 
& 90 - Mendhar ( ST ) . 


48 - Inderwal , 49 - Kishtwar , 50 - Padder - Nagseni , 51- Bhadarwah 52 - Doda , 53 
Doda West , 54 - Ramban , 55 - Banihal , 59 - Udhampur West , 60 - Udhampur 
East , 61 - Chenani , 62 - Ramnagar ( SC ) , 63 - Bani , 64 - Billawar , 65 - Basohli , 66 
Jasrota 67- Kathua ( SC ) & 68 - Hiranagar . 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


5 - Jammu 


Sd . 

KEWAL KUMAR SHARMA 
State Election Commissioner 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MEMBER 


56- Gulabgarh ( ST ) , 57 - Reasi , 58 - Shri Mata Vaishno Devi , 69- Ramgarh 
( SC ) , 70 - Samba , 71 - Vijaypur , 72 - Bishnah ( SC ) 73 - Suchetgarh ( SC ) , 74 - R.S . 
Pura Jammu South . 75 - Bahu , 76 - Jammu East , 77- Nagrota , 78 - Jammu 
West , 79 - Jammu North , 80 - Marh ( SC ) , 81 - Akhnoor ( SC ) , 82 - Chhamb & 83 
Kalakote- Sunderbani . 


- 


NOTE : Any reference in Table - A to a District , Tehsil , Patwar Circle , Municipality and Ward or other territorial 
division shall be taken to mean the area comprised within that District , Tehsil , Patwar Circle , Municipality 
and Ward or other territorial division as on the 15th day of June , 2020 . 


Sd . 

JUSTICE ( Retd . ) RANJANA 
PRAKASH DESAI 
CHAIRPERSON 


Sd . 


SUSHIL CHANDRA 
Chief Election Commissioner 


17 


MEMBER 


[ F. No. 282 / J & K / 2022 ( Vol.IV ) ] 

By Order , 

K. N. BHAR , Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2022.05.05 15 : 30 : 09 + 05'30 ' 


